सन्यामेव जयते 


GOVE 


OF WARYANA 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No. 49–2020 ] CHANDIGARH , TUESDAY , DECEMBER 8 , 2020 ( AGRAHAYANA 17 , 1942 SAKA ) 


PART - I 


Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 

राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा , 
निर्वाचन सदन प्लाट नं ० 2 , सैक्टर 17 , पंचकूला -134109 

अधिसूचना 
दिनांक 01 दिसम्बर , 2020 


2 . 


क्रमांक रा ० नि ० आ ० / ई- II / 2020 / 3138.- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये गए पत्र क्रमांक 
56/2019 ( III ) / PPS - III दिनांक 27.11.2020 , जिसके अनुसार " जननायक जनता पार्टी ' को हरियाणा राज्य स्तर के दल का 
दर्जा दिया गया है और दनके लिये चुनाव प्रतीक आरक्षित किया गया है । 

और यह की , वर्तमान स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा , भारत के संविधान के अनुच्छेद् 243ZA , हरियाणा 
चुनाव नियम , 1994 के नियम 20 और 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों और अन्य प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पहले जारी 
की गई अधिसूचना संख्या क्रमांक एस ई 0 सी 0 / 3 एम.ई / 2018 / 5686 , दिनांक 15.11.2018 का अतिक्रमण करते हुये नगरनिगम 
के सदस्यों एंव महापौर के चुनाव के लिए निम्नलिखित चुनाव प्रतीकों की सूचि प्रकाशित करता है : 

( चुनाव प्रतीकों की सूची ) 
श्रेणी ( क ) राष्ट्रीय स्तर के दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


आरक्षित प्रतीक 


पता 


राष्ट्रीय दल 
ऑल इण्डिया तृणमूल काग्रेस 


1 . 


पुष्प और तृण 


2 . 


बहुजन समाज पार्टी 


हाथी 


3 . 


भारतीय जनता पार्टी 


कमल 


30 - बी , हरीश चटर्जी स्ट्रीट , 
कोलकाता -700026 , पश्चिम बंगाल । 
4 , गुरूद्वारा रकाबगंज रोड , 
नई दिल्ली -110001 . 
11 , अशोका रोड , नई दिल्ली -110001 . 
अजय भवन , कोटला मार्ग , 27-29 , 
भाई वीर सिंह मार्ग ( गोल मार्किट ) 
नई दिल्ली- 110001 
ए ० के ० गोपालन भवन , 27-29 , 
भाई वीर सिंह मार्ग , ( गोल मार्किट ) , 
नई दिल्ली -110001 . 


4 . 


कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया 


बाल और हंसिया 


5 . 


कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया 
( मार्क्ससिस्ट ) 


हथौडा , हंसिया और 
सितारा 


( 2266 ) 


PART - I ] 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 8 , 2020 ( AGHN . 17 , 1942 SAKA ) 


2267 


> 


6 . 


इंडियन नैशनल काँग्रेस 


हाथ 


7 . 


नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


24 , अकबर रोड , नई दिल्ली -110001 . 
10 , बिशम्बर दास मार्ग , 
नई दिल्ली -110001 . 


घडी 


श्रेणी ( ख ) हरियाणा राज्य स्तरीय दल तथा उनके लिए आरक्षित चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


1 


चश्मा 


2 


राज्यीय दल 

आरक्षित प्रतीक 

पता 
इण्डियन नैशनल लोकदल 

80 , सैक्टर -9 , चण्डीगढ़ –160009 
जननायक जनता पार्टी 

चाबी 

राज्यकीय दफतर 
एम ० एल ० ए ० फलैट 17 , 
सैक्टर 3 , चण्डीगढ़ । 
केन्द्रीय दफतर 

125 , साउथ एवैन्यु , नई दिल्ली -110011 
श्रेणी ( ग ) महापौर के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


1 


अलमारी 


17 


चारपाई 


33 


प्रैशर कुकर 


2 


सेब 


18 


क्रेन 


34 


रिक्शा 


3 


कुल्हाड़ी 


19 


ढोलक 


35 


रोड रोलर 


4 


20 


दरवाजा 


36 


चकला बेलन 


गुब्बारा 
घंटी 


5 


21 


बिजली का स्विच 


37 


कैंची 


6 


बलैकबोर्ड 


22 


गैस स्टोव 


38 


पोत 


7 


किताब 


23 


हाथ चक्की 


39 


कमीज 


8 


ईंट 


24 


डमरू 


40 


फावड़ा 


9 


पुल 


25 


आम 


41 


तलवार 


10 


ब्रूश 


26 


42 


नल 


गले की टाई 
कढाई 


11 


अंगूर का गुच्छा 


27 


43 


गुल्लीडंडा 
टार्च 


12 


बस 


28 


कलम दवात 


44 


13 


कैमरा 


29 


पीपल का पत्ता 


45 


करनी 


14 


कैरमबोर्ड 


30 


गैस बत्ती 


46 


वायलिन 


15 


31 


सुराही 


47 


सीटी 


कुर्सी 
फलों सहित नारियल का पेड़ 


16 


32 


मटका 


48 


हाथ घडी 


श्रेणी ( घ ) नगरनिगम सदस्यों के लिए आजाद उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


क्र ० सं ० 


चुनाव प्रतीक 


1 . 


वायुयान 


17 . 


गैस सिलैण्डर 


33 . 


रेल का इंजन 


2 . 


মুলা 


18 . 


कांच का गिलास 


34 . 


अगूंठी 
उदयमान सूर्य 


3 . 


साईकिल 


19 . 


हस्तचलित पम्प 


35 . 


4 . 


नाव 


20 . 


हारमोनियम 


36 . 


स्कूटर 
सिलाई मशीन 


5 . 


तीर कमान 


21 . 


टोप 


37 . 


6 . 


बाल्टी 


22 . 


हाकी और गेंद 


38 . 


स्लेट 


7 . 


मोमबत्तियां 


23 . 


जीप 


39 . 


फावड़ा और बेलचा 


8 . 


कार 


24 . 


जग 


40 . 


स्टूल 


2268 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 8 , 2020 ( AGHN . 17 , 1942 SAKA ) 

. , , ( . 


| PART - I 


9 


गाड़ी ( छकड़ा ) 


25 


केतली 


41 . 


टेबल पंखा 


10 . 


छत का पंखा 


26 . 


पतंग 


42 . 


टेबल लैम्प 


11 . 


कंघा 


27 . 


सीढी 


43 . 


टेलीफोन 


12 . 


शंख 


28 . 


लेडी पर्स 


44 . 


टेलीविजन 


13 . 


अनाज बरसाता हुआ किसान 


29 . 


लैटर बाक्स 


45 . 


दो पतियां 


14 . 


ड्रम 


30 . 


ताला और चाबी 


46 . 


दो तलवारें एवं एक ढाल 


15 . 


बिजली का बल्ब 


31 . 


हल 


47 . 


छाता 


16 . 


फ्राक 


32 . 


रेडियो 


48 . 


दीवार घडी 


3 . 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा आगे यह भी निर्देशित करता है कि यदि महापौर पद के उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त 
मुक्त चुनाव प्रतीक नहीं है तो महापौर के उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीक आबंटन का कार्य , नगरनिगम के सभी वार्डों के 
उम्मीदवारों के चुनाव प्रतीकों के आबंटन के पूरा होने तक रोक दिया जाएगा । नगरनिगम के सदस्य के लिए सभी वार्डों के 
उम्मीदवारों को चुनाव प्रतीकों के आबंटन के बाद बचे हुये मुक्त चुनाव प्रतीक महापौर के उम्मीदवारों को आंबटित किये जा 
सकते हैं । उदाहरण के लिए महापौर के उम्मीदवारों के लिए 48 मुक्त चुनाव प्रतीक हैं और सभी आबंटित किए जा चुके है , 
और नगरनिगम के सभी वार्डो में उम्मीदवारों को मुक्त चुनाव प्रतीकों के आंबटन के बाद , शेष बचे हुए मुक्त चुनाव प्रतीकों को 
महापौर के उम्मीदवारों को आबंटित किया जा सकता है । 


4 . 


राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा यह भी निर्देश देता है कि अगर सदस्य नगरनिगम के मामले में भी यही स्थिति उत्पन्न 
होती है , तो महापौर पद के शेष बचे हुये मुक्त चुनाव प्रतीक सदस्य उम्मीदवारों को आबंटित किये जा सकते हैं । 


आदेश द्वारा , 


पंचकूला : 
दिनांक 1 दिसम्बर , 2020 . 


डॉ दलीप सिंह , 
राज्य निर्वाचन आयुक्त , हरियाणा । 


STATE ELECTION COMMISSION , HARYANA 
NIRVACHAN SADAN , PLOT NO . 2 , SECTOR - 17 , PANCHKULA - 134109 


Notification 


The 1st December , 2020 


No. SEC / 3ME / 2020 / 3138.- Whereas , the Election Commission of India vide its notification No. 56 / 
2019 ( III ) / PPS - III , 10th January , 2020 has granted recognition to the “ Jannayak Janta Party ” as a State Party in the 
State of Haryana and symbol has been reserved for the said party . 


2 . In view of above , State Election Commission , Haryana in exercise of the powers conferred under 
Article 243ZA of the Constitution of India , rule 20 & 30 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules , 1994 

. , 
and all other powers enabling in this behalf , hereby supersede its earlier notification No. SEC / 3ME / 2017 / 128 , dated 
18.01.2017 and publish the revised list of symbols to be allotted to the contesting candidates for the election of Mayor 
and Member of Municipal Corporation in the Haryana State , as under : 


TABLE - I 


NATIONAL PARTIES 


Name of the Party 


Sr. 
No. 


Reserved Symbol Address 


1 . 


Flowers & Grass 


All India Trinamool 
Congress 


30 - B , Harish Chatterjee Street , Kotkata - 700026 
( West Bengal ) 


2 . 


Bahujan Samaj Party 


Elephant 


4 , Gurudwara Rakabganj Road , New Delhi - 110001 . 


3 . 


Bhartiya Janta Party 


Lotus 


6 - A , Deenadyala Upadhyay Marg , New Delhi - 110002 . 


PART - I ] 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 8 , 2020 ( AGHN . 17 , 1942 SAKA ) 


2269 


4 . 


Communist Party of 
India 


Ears of Corn and 
Sickle 


Ajoy Bhawan , Kotla Marg , New Delhi - 110002 . 


5 . 


Communist Party of 
India ( Marxist ) 


Hammer , Sickle 
and Star 


A.K. Gopalan Bhawan , 27-29 , Bhai Vir Singh Marg 
( Gole Market ) , New Delhi - 110001 . 


6 . 


Indian National Congress 


Hand 


24 , Akbar Road , New Delhi - 110001 


7 . 


Clock 


10 , Bishambhar Das Marg , New Delhi - 110001 . 


Nationalist Congress 
Party 


TABLE - II 


STATE PARTIES 


Sr. No. 


Name of the Party 


Reserved Symbol 


Address 


1 . 


Indian National Lok Dal 


Spectacles 


# 80 , Sector - 9 , Chandigarh -160009 


2 . 


Jannayak Janta Party 


Key 


State Office : 


MLA Flat - 17 , Sector - 03 , Chandigarh . 


Central Office : 


125 , South Avenue , New Delhi - 110011 


TABLE - III 


List of Free Symbol for Mayor 


1 


Almiraha 


17 


Cot 


33 


Pressure Cooker 


2 


Apple 


18 


Crane 


34 


Rickshaw 


3 


Axe 


19 


Dholak 


35 


Road Roller 


4 


Balloon 


20 


Door 


36 


Rolling Pin 


5 


Bell 


21 


Electric switch 


37 


Scissor 


6 


Black Board 


22 


Gas Stove 


38 


Ship 


7 


Book 


23 


Grinding wheel 


39 


Shirt 


8 


Brick 


24 


Hand Drum 


40 


Spade 


9 


Bridge 


25 


Mango 


41 


Sword 


10 


Brush 


26 


Neck Tie 


42 


Tap 


11 


Bunch of Grape 


27 


Pan 


43 


Tipcat 


12 


Bus 


28 


Pen & Inkpot 


44 


Torch 


13 


Camera 


29 


Pepal Leaf 


45 


Trowel 


14 


Carom Board 


30 


Petromax 


46 


Violin 


15 


Chair 


31 


Pitcher 


47 


Whistle 


16 


32 


Pot 


48 


Wrist watch 


Coconut Tree with 
bearing Fruit 


TABLE - IV 


List of Free Symbol for Member of Municipal Corporation 


1 


Aeroplane 


17 


Gas Cylinder 


33 


Railway Engine 


2 


Bat 


18 


Glass Tumbler 


34 


Ring 


3 


Bicycle 


19 


Hand Pump 


35 


Rising Sun 


4 


Boat 


20 


Harmonium 


36 


Scooter 


2270 


HARYANA GOVT . GAZ . , DEC . 8 , 2020 ( AGHN . 17 , 1942 SAKA ) 


PART - I 


5 


Bow and Arrow 


21 


Hat 


37 


Sewing Machine 


6 


Bucket 


22 


Hockey and Ball 


38 


Slate 


7 


Candles 


23 


Jeep 


39 


Spade and Stoker 


8 


Car 


24 


Jug 


40 


Stool 


9 


Cart 


25 


Kettle 


41 


Table Fan 


10 


Ceiling Fan 


26 


Kite 


42 


Table Lamp 


11 


Comb 


27 


Ladder 


43 


Telephone 


12 


Conch 


28 


Lady Purse 


44 


Television 


13 


Cultivator Winnowing grain 


29 


Letter Box 


45 


Two Leaves 


14 


Drum 


30 


Lock and Key 


46 


Two Swords and a Shield 


15 


Electric Bulb 


31 


Plough 


47 


Umbrella 


16 


Frock 


32 


Radio 


48 


Wall Clock 


3 . State Election Commission , Haryana further directs that if there is no sufficient free election symbol for the 
candidates of Mayor then the work of allotment of election symbol to the candidates of Mayor shall be stopped till the 
completion of allotment of election symbols to the candidates in all wards of Municipal Corporation . The free 
election symbols left after the allotment of election symbols to the candidates in all wards for member of Municipal 
Corporation may be allotted to the candidates of Mayor . For example there are 48 free election symbols for 
candidates of Mayor and all are allotted , and after allotment of free election symbols to the candidates for members in 
all wards of Municipal Corporation , remaining free election symbols may be allotted to the candidates of Mayor . 


4 . State Election Commission , Haryana also directs that if the same situation arises in the case of member , 
Municipal Corporation then remaining free symbols for the post of Mayor may be allotted to the candidates of 
members . 


Panchkula : 
The 1st December , 2020 . 


DR . DALIP SINGH , 
State Election Commissioner , Haryana . 


8980 — C.S. - H.G.P . , Pkl . 


